रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO . D. L -33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II Section 3 Sub- section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 2014) 
No. 2014 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 19, 2011 / आश्विन 27 , 1933 
__ NEW DELHI , WEDNESDAY , OCTOBER 19, 2011/ ASVINA 27 , 1933 


रेल मंत्रालय 

MINISTRY OF RAILWAYS 
( रेलवे बोर्ड ) 

(RAILWAY BOARD ) 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 2011 

New Delhi, the 19th October, 2011 
का. आ . 2419( अ). - केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 

.. . S . O . 2419 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
की धारा 2 के खण्ड ( 37क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते । 

by clause (37A ) ofSection 2 of the Railways Act, 1989, the 

CentralGovernmenthereby notifies the following projects 
हुए , राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी 

as mentioned in column ( 2 ) of the Table below as Special 
गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा उल्लिखित निम्नलिखित परियोजना , 

Railway Project in the State of West Bengal for providing 
को पश्चिमी बंगाल राज्य में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना national infrastructure for a public purpose with effect 
उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए विशेष रेल परियोजना के रूप में । from the date of publication of this notification in the 
अधिसूचित करती है । 

Official Gazette . 
सारणी 

TABLE 
क्रम सं . परियोजना का नाम 

S . No . 

Name of the Project 
__ (2 ) 

(1) 

(2) 
बीरा - चाकला (11. 50 कि . मी.) नई लाइन परियोजना _ I. Bira -Chakla (11.50 km.) New Line Project 

अरंघटा - दत्तापुलिया (8.17 कि . मी.) नई लाइन परियोजना 2. Aranghata-Duttapulia (8.17 km .) New Line Project 
3. कृष्णानगर - छपरा (19.20 कि . मी.) नई लाइन परियोजना . 3. Krishnanagar - Chapra (19. 20 km.) New Line Project 
[ फा . सं. 2010 /डब्ल्यू -2/ई आरएन एल/03 - विशेष रेल परियोजना ] [F.No. 2010 /W -2/ER /NL/03- SpecialRly. Project ] 

विनय सिंह , कार्यपालक निदेशक ( निर्माण ) .. . VINAY SINGH , Executive Director(Works) 


3903 G / 2011 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


